Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No. 3-2022] 


PART-I 


CHANDIGARH, TUESDAY, AUGUST 2, 2022 (SRAVANA I], [944 SAKA) 


Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 


हरियाणा सरकार 


कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 


अधिसूचना 


दिनांक 25 जुलाई, 2022 


क्रमांक 2458—Hi8.I—(4)-2022 ,// 4680.-- बीज अधिनियम i966 (:966 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 43 की 
उप धारा ()) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 (4955 का 40), की धारा 3 के अधीन जारी किये गये बीज (नियंत्रण) 
आदेश, 983 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की सभी पिछली अधिसूचनाओं के अधिक्रमण करते हुए हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी अनुसूची के कॉलम नं0 2 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अनुसूची के कॉलम 3 में प्रत्येक 
के सामने विनिर्दिष्ट अधिकारिता के स्थानीय कार्यक्षेत्र की सीमाओं के भीतर vad अधिनियम के प्रयोजनो के लिए बीज निरीक्षक 
के रूप में नियुक्त करते है। 


क्रम अधिकारी का नाम अधिकारिता के स्थानीय क्षेत्र की सीमाएं 
संख्या 
‘ 2 3 
व सभी अपर कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
2 सभी agar कृषि निदेशक, हरियाणा, पंचकूला सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
3 उप कृषि निदेशक (मु0), हरियाणा पंचकूला सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
4 राज्य के सभी उप कृषि निदेशक, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
5 राज्य के सभी गुण नियंत्रण निरीक्षक अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर 
| 6 | राज्य के सभी उप मण्डल कृषि अधिकारी अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर 
7 सहायक बीज उत्पादन अधिकारी, हरियाणा, पचंकूला (मु0) सम्पूर्ण हरियाणा राज्य 
| 8 | राज्य के सभी विषय विशेषज्ञ अपनी- अपनी अधिकारिता के भीतर 


(67) 


डॉ सुमिता मिश्रा, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग | 


68 HARYANA GOVT. GAZ., AUG. 2, 2022 (SRVN. Il, 944 SAKA) [PART I 


HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 
Notification 
The 25th July, 2022 


No. 2458-Agri.II()2022/4680.— In exercise of the powers conferred by sub-section (I) of Section 3 of the 
Seeds Act, 966 (Central Act 54 of 966) and the Seed (Control) Order, 983 issued under section 3 of the Essential 
Commodity Act, 955 (0 of 955) and all other powers enabling them on this behalf and in supersession of all 
previous Notifications of Haryana Government, Agriculture & Farmers Welfare Department, the Governor of 
Haryana hereby appoints the officers mentioned in column 2 of given below to be the Seed Inspectors for the area 
specified against each in column 3 of the said schedule:- 


SCHEDULE 
Sr. No. Designation Area of Jurisdiction 

] 2 3 

All Additional Director of Agriculture, Haryana Whole of the State of Haryana. 

2 All Joint Director of Agriculture, Haryana Whole of the State of Haryana. 

3 Deputy Director of Agriculture (HQ), Haryana Whole of the State of Haryana. 

4 All Deputy Directors in Haryana State. Within their respective Jurisdiction. 

5 All Quality Control Inspectors in the Haryana State. Within their respective Jurisdiction. 

eal All the Sub-Division Agriculture Officers in the Haryana | Within their respective Jurisdiction. 
State. 

7 Assistant Seed Production Officer, Haryana, Panchkula | Whole of the State of Haryana. 
(HQ) 

a All Subject Matter Specialists of the State of Haryana Within their respective Jurisdiction. 


DR. SUMITA MISRA, 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


9775—C.S.—H.G.P., Pkl. 


